RO 
MaiTO 


. 


ON 


MARA 


SITE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 श्रावण 1936 ( श०) 
संख्या 352 राँची , शनिवार 

2 अगस्त, 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- - - - - - - - 


014 


अधिसूचना 

31 जुलाई, 2014 
संख्या -4/नि0सं0- 12- 02 / 2014 का . 7664-- श्री विद्यानन्द चैधरी, झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच, गृह जिला 
राँची ) सम्प्रति परीक्ष्यमान उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा व्यक्तिगत कारण से उप समाहर्ता के पद से 
त्याग पत्र दिया गया है, जिसे अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 352 - 50 | 


